रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


10 - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


ROHD 


- 


- - - - - 

H 


- - - 


- - - - - - 
asirtra 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2254 ] 
No. 2254 ] 


नई दिल्ली , शक्रवार , अगस्त 11 , 2017 / श्रावण 20 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2017/SRAVANA 20, 1939 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2017 
का. आ . 2570 ( अ ). केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 (1957 
का 20 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
अधिकारियों को , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 3), यथा विनिर्दिष्ट मेसर्स पतरातु 
विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड , रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और मुख्यालय कोर - 7, एनटीपीसी भवन , स्कोप काम्पलेक्स , 
लोधी रोड , नई दिल्ली -110003 ( एनटीपीसी और झारखंड सरकार का एक संयुक्त उद्यम ) की अधिकारिता के 
भीतर आने वाले स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में उक्त सक्षम प्राधिकारियों के सामने , उसके स्तंभ ( 4) में की 
तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी धाराओं के उपबंधों के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है : 

अनुसूची 
क्रम सक्षम प्राधिकारी के रूप शासकीय पता 

अधिनियम की अधिकारिता का क्षेत्र 
संख्या में नियुक्त व्यक्ति का 

धारा 
पदनाम 
( 3 ) 

( 5 ) 
1 . महा प्रबंधक पतरातु विद्युत उत्पादन निगम धारा 4 की 

( क ) पूर्वेक्षण कोयला के 
2. अपर महा प्रबंधक लिमिटेड , रजिस्ट्रीकृत कार्यालय उप -धारा ( 3 ). | 

लिए भूमि में प्रवेश और 
3. उप महा प्रबंधक और मुख्यालय कोर-7 , एनटीपीसी 

सर्वेक्षण करना; 
4 . ज्येष्ठ प्रबंधक 
5 . प्रबंधक भवन , स्कोप काम्पलेक्स , लोधी 

( ख ) उप मृदा में खोदना 
6. उप प्रबंधक रोड, नई दिल्ली - 110003, 

या वेधन करना ; 
और 
4865 GI/ 2017 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii )] 


साइट कार्यालय - पतरातु विद्युत 
उत्पादन निगम लिमिटेड , डाकघर - 
पतरातु- 829119, जिला - 
रामगढ़ , राज्य - झारखंड . 


( ग ) भूमि में कोयला के 
पूर्वेक्षण के लिए सभी 
आवश्यक कार्य किए 
जाना ; 
( घ ) भूमि की सीमाएं 
चिन्हांकित करना 
जिनमें पूर्वेक्षण के लिए 
प्रस्तावित किया जाना 


( ड.) ऐसी सीमाओं और 
पंक्ति को चिन्हांकित 
करने के लिए चिन्हों 
को लगाना; 
( च ) जहां सर्वेक्षण पूरा 
नहीं किया जा सकता है 

और सीमाएं तथा पंक्ति 
चिन्हांकित किए गए हैं , 
वहां कम किसी खड़ी 
फसल , बाड़ या जंगल 
के किसी भाग को कम 
और साफ करना । 
कारित होने वाली 
संभाव्य क्षति की रकम 
पर प्रतिकर का संदाय 
और केन्द्रीय सरकार को 
विवाद निर्दिष्ट करना । 


1. महा प्रबंधक 
2. अपर महा प्रबंधक 
3. उप महा प्रबंधक 
4 . ज्येष्ठ प्रबंधक 
5. प्रबंधक 
6. उप प्रबंधक 
7. ज्येष्ठ अभियंता 


| पतरातु विद्युत उत्पादन निगम | धारा 6. 
| लिमिटेड , रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 

और मुख्यालय कोर -7, एनटीपीसी 
भवन , स्कोप काम्पलेक्स , लोधी 
रोड , नई दिल्ली - 110003, 
और 
साइट कार्यालय - पतरातु विद्युत 
उत्पादन निगम लिमिटेड , डाकघर - 
पतरातु-829119, जिला - 
रामगढ़ , राज्य - झारखंड . 
कोयला नियंत्रक का कार्यालय , 1 , धारा 8 की 
काउसिंल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता 

उप - धारा ( 2 ) . 
700 001. 


| कोयला नियंत्रक 


अर्जन के विरूद्ध आक्षेपों 
की सुनवाई और केन्द्रीय 
सरकार को रिपोर्ट 
प्रस्तुत किया जाना । 
व्यक्तियों को भूमि का 
कब्जा अभ्यर्पित करने 
और उसका कब्जा लेने 
के लिए नोटिस । 


1 . मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 
2 . महा प्रबंधक 
3 . अपर महा प्रबंधक 


पतरातु विद्युत उत्पादन निगम धारा 12. 
लिमिटेड , रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 
और मुख्यालय कोर-7, एनटीपीसी 
भवन , स्कोप काम्पलेक्स , लोधी 
रोड, नई दिल्ली - 110003, 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


और 


4. उप महा प्रबंधक 
5. ज्येष्ठ प्रबंधक 
6. प्रबंधक 
7 . उप प्रबंधक 
8. ज्येष्ठ अभियंता 


साइट कार्यालय - पतरातु विद्युत 
उत्पादन निगम लिमिटेड , डाकघर 
पतरातु-829119, जिला - रामगढ़ , 
राज्य - झारखंड . 


नुकसानी के लिए 
प्रतिकर का संदाय 
जिसका अधिनियम में 
कहीं भी उपबंध नहीं 
किया गया है । 


धारा 13 की करार द्वारा नियत 
उप -धारा ( 6). | प्रतिकर का संदाय । 


धारा 14 की 

प्रतिकर के संबंध में 
उप -धारा(1). 

अधिकरण के समक्ष 

कथन । 
धारा 14 की अधिकरण के 
उप - धारा ( 4). अधिनिर्णय पर ब्याज 

का संदाय । 
धारा 16 . 

प्रतिकर का संदाय । 
धारा 17. केन्द्रीय सरकार द्वारा 

प्रत्यायोजित शक्तियों 
और कर्तव्यों का पालन 

करना । 
धारा 19 

केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अपील की सुनवाई 
करना और अपने आदेश 

का निष्कर्ष देना । 
धारा 20 की 

| जानकारी प्राप्त करने 
उप -धारा ( 3 ) 

की शक्ति । 

धारा 21 
पतरातु विद्युत उत्पादन निगम धारा 22. किसी भी संपत्ति में 
लिमिटेड , रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 

प्रवेश करने और 
और मुख्यालय कोर -7, एनटीपीसी 

निरीक्षण करने की 
भवन , स्कोप काम्पलेक्स , लोधी 

शक्ति । 
| रोड , नई दिल्ली - 110003, 


5 . 


1. मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 
2 . महा प्रबंधक 
3. अपर महा प्रबंधक 
4 . उप महा प्रबंधक 
5 . ज्येष्ठ प्रबंधक 
6 . प्रबंधक 


और 


साइट कार्यालय - पतरातु विद्युत 
उत्पादन निगम लिमिटेड , डाकघर - 
पतरातु - 829119 , जिला - रामगढ़ , 
| राज्य - झारखंड 


[ फा . सं . 43015 / 30 / 2017 - एलए एण्ड आई आर ] 

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii )] 


MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 11th August,2017 
S .O . 2570 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and 
Development) Act, 1957 (20 of 1957 ), the Central Government hereby appoints the officers specified in column (2 ) of 
the Schedule below to be competent authorities for the purposes of the said Act and for the provisions of such of the 
sections as are specified against the said competent authorities in the corresponding entry in column (4 ) thereof, in 
respect of the areas specified in column (5 ) falling within the jurisdiction of M /s Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited , 
Regd . Office and H . O . Core - 7 , NTPC Bhawan , SCOPE Complex, Lodhi Road , New Delhi- 110003 (A joint venture 
company of NTPC and Government of Jharkhand ) as specified in column ( 3 ) of the said Schedule . 


SCHEDULE 


Official address 


Area of Jurisdiction 


Serial 
number 


Designation 
appointed 
authority 


of person 
as competent 


Section of 
the Act 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1. GeneralManager 


2 . Additional General 

Manager 


Patratu Vidyut Utpadan Sub -section 
Nigam Limited , Regd . (3 ) of 
Office and H .O . Core -7 , section 4 . 
NTPC Bhawan , SCOPE 

Complex , Lodhi Road , 
| New Delhi- 110003 , 


3 . Deputy General Manager 


4 . Senior Manager 


and 


5 .Manager 


6 . Deputy Manager 


Site office - Patratu Vidyut 
Utpadan Nigam Limited , 
P . O - Patratu -829119 
District - Ramgarh 
State - Jharkhand 


( a ) To enter upon 

and survey the 
land for 
prospecting 

coal ; 
(b ) To dig or bore 

into the sub 
soil ; 
To do all acts 
necessary to 
prospect for 
coal in the 
land ; 
To set out 
boundaries of 
the land in 
which 
prospecting is 
proposed to be 

done ; 
( e ) To mark such 

boundaries and 
line by placing 

marks ; 
( f ) Where survey 

cannot be 
completed and 
the boundaries 
and the line 
marked , to cut 
down and clear 
away any part 
of standing 
crop , fence or 
jungle . 


[ TT II - QU5 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 . GeneralManager 


2 . Additional General 

Manager 


Patratu Vidyut Utpadan Section 6 . 
Nigam Limited , Regd . 
Office and H .O . Core - 7 , 
NTPC Bhawan , SCOPE 
Complex , Lodhi Road , 
New Delhi- 110003 , 


Payment of 
compensation on 
amount of damage 
likely to be caused 
and referring 
dispute to the 
Central 
Government. 


3 . Deputy General Manager 


4 . Senior Manager 


and 


5 . Manager 


6 . Deputy Manager 


Site office - Patratu Vidyut 
Utpadan Nigam Limited , 
P . O - Patratu -829119 
District - Ramgarh 
State - Jharkhand 


7 . Senior Engineer 


Coal Controller 


Office of the Coal 
Controller , 1 , Council 
House Street , Kolkata 
700001. 


Sub -section 
( 2 ) of 
section 8 . 


Hearing of 
objections against 
acquisition and 
submitting of report 
to the Central 
Government. 


| 1 . Chief Executive Officer 


2 . General Manager 


Patratu Vidyut Utpadan | Section 12 . 
Nigam Limited , Regd . 
Office and H .O . Core -7 , 
NTPC Bhawan , SCOPE 
Complex , Lodhi Road , 
New Delhi- 110003 , 


Notice to persons to 
surrender possession 
of land and take 
possession thereof. 


3 . Additional General 

Manager 


of 


4 . Deputy General 

Manager 


Payment 
compensation for 
damages not 
provided elsewhere 
in the Act . 


5 . Senior Manager 


and 

| Sub - section 
Site office- Patratu Vidyut 

(6 ) of Section 
Utpadan Nigam Limited , 
P .O - Patratu -829119 
District - Ramgarh 
State - Jharkhand 


13 . 


6 . Manager 


7 . Deputy Manager 


Payment 

of 
compensation fixed 
by agreement. 


8 . Senior Engineer 


Sub - section 
( 1) of section 
14 . 


Statement before the 
| Tribunal regarding 
compensation . 


Sub -section 
(4 ) of 
section 14 . 


Payment of interest 
on award of the 
Tribunal. 


Section 16 . 


Payment of 
compensation . 


Section 17 . 


To exercise the 
powers and duties 
delegated by the 
Central Government 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Section 19 


Hearing of appeal 
by the Central 
Government and the 
finding of its order . 


Sub - section 
( 3) of 
section 20 . 
Section 21 


Power to obtain 
information 


Section 22 . 


Power to enter and 
inspect 

any 
property . 


1 . Chief Executive Officer 
2 . GeneralManager 
3. Additional General 

Manager 
4 . Deputy General Manager 
5 . Senior Manager 
6 . Manager 


Patratu Vidyut Utpadan 
Nigam Limited , Regd . 
Office and H . O . Core - 7 , 
NTPC Bhawan , SCOPE 
Complex , Lodhi Road , 
New Delhi- 110003 , 

and 
Site office - Patratu Vidyut 
Utpadan Nigam Limited , 
P . O -Patratu - 829119 
District - Ramgarh 
State - Jharkhand . 


[F . No . 43015 / 30 / 2017 – LA & IR ] 
VIVEK BHARADWAJ, Jt Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 

ALOK 
KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2017 .08 . 14 
12 :09:03 + 05 30 


